निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 9 मार्च 2018 


( सं0 पटना 196 ) 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 
8 मार्च 2018 


सं० 4 / ब1 - 10 - 05 / 2011 - 1970 — बिहार पुलिस अधिनियम , 2007 की धारा - 55 एवं 97 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल , बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 में संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ: 
(1) यह नियमावली बिहार पुलिस आशु संवर्ग ( संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी । 
( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 ( अधिसूचना संख्या - 6838 दिनांक 23.08. 2017 ) के नियम - 7 के 
उप नियम (2 ) में संशोधन । – नियम - 7 के उप नियम ( 2) की टिप्पणी - 2 के बाद निम्नलिखित टिप्पणी - 3 जोड़ी 
जाएगी - 

"टिप्पणी - 3. सामान्य अभ्यर्थियों पर चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में ऊपर उल्लिखित लागू प्रावधान 
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों पर लागू नहीं 
होंगे । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


PER TUE ( BRITTU ), 9 410f 2018 


The gth March 2018 
No. 4 /B1- 10 -05 /2011 - 1970 — In exercise of powers conferred under the proviso of section 
55 and section -97 of Bihar Police Act, 2007 , the Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following Rules for amendment in The Bihar Police Steno Rules, 2017 – 

1. Short title , extent and commencement 
(1 ) These Rules may be called The Bihar Police Steno cadre (Amendment) 

Rules, 2018 . 
(2) It shall extend to whole of the State of Bihar. 
(3 ) It shall come into force with immediate effects. 

2 . Amendment is Sub -Rule ( 2 ) of Rule- 7 of Bihar Police Steno Cadre Rules , 2017 
(Notification No-6838 , dated 23 . 08 . 2017 ) .- The following Note - 3 shall be added after Note - 2 of 
Sub - Rule (2 ) of Rule -7 of The Bihar Police Steno Cadre Rules, 2017 – 

" Note - 3. Above mentioned provisions applicable in respect of the medical 
examination of the general candidates will not be applicable to the candidates with disabilities in the 
light of the provisons contained in The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 " 

By order of the Governor of Bihar, 

RANJAN KUMAR SINHA, 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TE ( 3TVITERU ) 196 -571 + 100 -Bodontol 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


